पंजीकृत संख्या - यू० ए० / डी 0 ओ 0 / डी ० डी ० एन ० / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


खण्ड -15 ] 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 नवम्बर, 2014 ई0 ( कार्तिक 17 , 1936 शक सम्वत् ) [ संख्या -45 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


- 


--- 


... 


... 


3075 


575-580 


1500 


451-457 


1500 


- 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 -विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति, स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां, आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं , विज्ञप्तियां , नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां , भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 -निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड 
भाग 6 -बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


975 


||| 


975 


... 


975 


- 


975 


- 


975 


63 


975 


... 


1425 


575 - क 


576 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 17 , 1936 


शक सम्वत्) 


[ भाग 1 


भाग 1 


विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति , स्थान - नियुक्ति , स्थानान्तरण , अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) अनुभाग -1 

कार्यालय ज्ञाप 


22 जुलाई , 2014 ई ० 
संख्या 2006 / XXXI(1 )/ 2014-उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली , 2003 के अधीन कार्यालय ज्ञाप 
संख्या 1093/ XXXI/ 2006 , दिनांक 28 अगस्त , 2006, 1148/ XXXI( 1)/ 2013 दिनांक 10 अक्टूबर , 2013 एवं कार्यालय 
ज्ञाप संख्या 978/ XXXI( 1)/ 2013 दिनांक 21 अप्रैल, 2014 द्वारा सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग के अन्तर्गत लेखा 
अनुभाग -2, 7 एवं 10 में आवंटित कार्यों को तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित / विभाजित किया जाता है: 


लेखा 

अनुभाग -2 


लेखा अनुभाग -7 


लेखा अनुभाग -10 


समीक्षा अधिकारी का लेखा 
सम्बन्धी समस्त कार्य 


सचिवालय में कार्यरत समस्त कार्मिकों 
का पेंशन सम्बन्धी समस्त कार्य, 


सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा 
अधिकारी (लेखा), सहायक समीक्षा 
अधिकारी (लेखा), अपर निजी सचिव, 
सुरक्षा संवर्ग ( अराजपत्रित पद धारक ) 
पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्बन्धित कार्य 


कम्प्यूटर सहायक , वाहन चालक / 
सचिवालय परिचारकों के लेखा सम्बन्धी 
समस्त कार्य 


2 . 


उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा ) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालाय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 
1093 / XXXI/ 2006, दिनांक 28 अगस्त , 2006, 1148 / XXXI( 1)/ 2013 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 एवं कार्यालय आदेश 
संख्या 978/ XXXI( 1)/ 2013 दिनांक 21 अप्रैल , 2014 को केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जायेगा । 


सुभाष कुमार, 


मुख्य सचिव । 


औद्योगिक विकास अनुभाग 


विज्ञप्ति 


01 अक्टूबर , 2014 ई ० 
संख्या 1360 / VII- 1-14/ 35- ख / 2004 - श्री दरबान सिंह डांगी 27.27 हैक्टेयर में से मात्र 5.00 हैक्टेयर 
क्षेत्रफल पर खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे का 20 वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकरण किये जाने सम्बन्धी 
आवेदन - पत्र दिनांक 16-06-2003 जिलाधिकारी कार्यालय, पिथौरागढ़ में प्रस्तुत किया गया । नवीनीकरण आवेदन 
के उपरान्त श्री दरबान सिंह डांगी के पक्ष में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा 27.27 हैक्टेयर क्षेत्रफल में स्वीकृत 
खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टे में 4.003 हैक्टेयर में खनन पट्टे का नवीनीकरण स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी 
आशय पत्र निर्गत हो जाने के फलस्वरूप शेष 23 : 267 हैक्टेयर को खनिज परिहार नियमावली , 1960 के नियम -59 
के अधीन विज्ञाप्ति किया जाता है । 


विज्ञाप्ति क्षेत्र का मानचित्र जिलाधिकारी कार्यालय , पिथौरागढ़ तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई , उद्योग 
निदेशालय , भोपालपानी, देहरादून के सम्बन्धित कार्यालय में देखा जा सकता है । 


राकेश शर्मा, 
अपर मुख्य सचिव । 


577 


भाग 1] उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई 0 ( कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत् ) 

उच्च शिक्षा विभाग 
कार्यालय ज्ञाप / प्रोन्नति 

24 जुलाई, 2014 ई ० 
संख्या 1060 / XXIV ( 6 )/ 2014/ 203-2013- श्री राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (केन्द्रीयित ) 
सेवा नियमावली, 2006 में दी गई व्यवस्थानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर श्री दिनेश चन्द्र, 
सहायक कुल सचिव , कुमाऊँ विश्वविद्यालय , नैनीताल ( वेतनमान ₹ 9300-38400 , ग्रेड पे ₹ 4600) को उप कुलसचिव 
के पद पर ( वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400) पदोन्नति किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

श्री दिनेश चन्द्र को पदोन्नति के पश्चात् एक वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 


2 . 


आज्ञा से , 


मनीषा पंवार, 
प्रमुख 


सचिव । 


संख्या 3127 / XXVIII ( 1)/ 2014-115/ 2013 


प्रेषक . 


आर0 के 0 सुधांशु, 
सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 


कुलपति , 
हेमवती नन्दन बहुगुणा, 
चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 

देहरादून । 
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -1 

देहरादूनः दिनांक 29 सितम्बर, 2014 ई ० 
विषय:-हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति का वेतन निर्धारण किये जाने विषयक । 
महोदय , 

उपर्युक्त विषयक कार्यालय आदेश संख्या -3369/ XXVIII (1)/ 2014-115/ 2013. दिनांक 17-12-2013, के द्वारा 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय, 
देहरादून के कुलपति की नियुक्ति की गयी है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें । 

उक्त के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों को मानव संसाधन विकास मंत्रालय , 
भारत सरकार के पत्र संख्या - 1-32 / 2006 - यू- I/ यू -1(i) दिनांक 31 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर -3(II) के अनुसार कुलपति 
को वेतनमान प्रतिमाह ₹ 75000 तथा विशेष वेतन भत्ता ₹ 5000 अनुमन्य किये जाने की सिफारिश की गयी थी , इसी 
क्रम में समस्त राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति को यह भत्ता अनुमन्य किया गया है । 

उक्त के सम्बन्ध में कार्यालय आदेश दिनांक 17-12-2013 के प्रस्तर -3 के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे 
यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा 
विश्वविद्यालय के कुलपति की सेवाओं की परिलब्धियां निम्नवत् निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय 
सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


2 . 


3 . 


: 


578 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2014 ई ० ( कार्तिक 17, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 . 


वेतन 


₹ 7500 नियत 


2 . 


महंगाई भत्ता 


नियमानुसार 


3 . 


विशेष वेतन भत्ता 


₹ 5000 


4 . 


Non Practice Allowance (NPA ) 


₹ 5000 


4 . यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या -24/ XXVII ( 10 )/ 2013-14 दिनांक 24 सितम्बर , 2014 में प्राप्त 
सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 


आर0 के 0 सुधांशु, 

सचिव । 


पंचायती एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा अनुभाग-2 

विज्ञप्ति / पदोन्नति 


30 सितम्बर , 2014 ई ० 


संख्या 748 / XII/ 2014-77 ( 05 )/ 2004 - ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग उत्तराखण्ड के अन्तर्गत पदोन्नति कोटे के 
उपलब्ध सहायक अभियंता (सिविल ) के रिक्त पदों वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 5400 पर लोक सेवा आयोग की 
संस्तुति के उपरान्त श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित कनिष्ठ अभियंता / अपर सहायक अभियंता (सिविल ) को 
उत्तराखण्ड ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (समूह ख ) सेवा नियमावली, 2006 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन कार्यभार 
ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता (सिविल ) के पद पर पदोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 
के अनुसार तैनात किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


नाम 


वर्तमान तैनाती का स्थान 


नवीन तैनाती का स्थान 


1 


2 


3 


4 


1 . 


श्री भवान सिंह वोहरा 


पिथौरागढ़ 


पिथौरागढ़ 


2 . 


श्री रामपाल सिंह नेगी 


रूद्रप्रयाग 


रुद्रप्रयाग 


3 . 


श्री विक्रम सिंह रांगड़ 


अस्थाई प्रखण्ड - घनसाली 


अस्थाई प्रखण्ड - घनसाली 


2 . 


उपरोक्त सहायक अभियंता (सिविल ) कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे । 

उपरोक्तानुसार पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय एवं मा 0 उच्चतम न्यायालय में दायर निम्नलिखित रिट 
याचिकाओं में पारित अन्तरिम / अन्तिम आदेशों के अधीन होगी: 
( क ) रिट याचिका संख्या 67 (एस 0 / एस ०) / 2010 सुनील चन्द्र त्रिपाठी व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य । 

रिट याचिका संख्या 558 ( एस 0 / एस 0 ) / 2010 विपिन चन्द्र पाण्डे व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य । 


आज्ञा से , 


सी ० एम ० एस० बिष्ट , 

सचिव । 


579 


भाग 1 ]] 

उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 17 , 1936 शक सम्वत् ) 
सचिवालय प्रशासन ( अधि 0 ) / अनुभाग -1 

प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 2657 / XXXI(1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत डा 0 प्रकाश चन्द्र भट्ट, 
वरिष्ठ निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त प्रमुख निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर बने रहेंगे तथा अपने 
वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1 को कार्यभार 
ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक 
परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


2 . 


3 . 


4 . 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

30 सितम्बर , 2014 ई ० 
संख्या 2658 / XXXI(1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री मोहन चन्द्र जोशी , 
निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त वरिष्ठ निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100 , ग्रेड वेतन ₹ 6600 के पद 
पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उल्लिखित अधिकारी को पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर बने रहेंगे तथा अपने 
वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि0 ) अनुभाग -1 को कार्यभार 
ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 

उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक 
परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


2 . 


3 . 


4 . 


प्रोन्नति / विज्ञप्ति 

30 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 2659 / XXXI(1)/ 2014- उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा के निजी सचिव संवर्ग के अन्तर्गत श्री प्रदीप कुमार, 
निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त निजी सचिव वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 5400 के पद पर 
कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अस्थाई रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति 
प्रदान करते हैं । 

उल्लिखित अधिकारियों की पदोन्नति के फलस्वरूप 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है । 

पदोन्नत उपरोक्त अधिकारी अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान तैनाती के स्थान पर बने रहेंगे तथा अपने 
वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करते हुए सचिवालय प्रशासन ( अधि 0) अनुभाग -1 को कार्यभार 
ग्रहण करने की सूचना उपलब्ध करायेंगे । 


2 . 


3 . 


580 


4 . 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 
उक्त प्रोन्नति अस्थाई है तथा भारत सरकार द्वारा राज्य परामर्शीय समिति की संस्तुतियों के अनुसार यदि 
उ 0 प्र 0 सचिवालय के अन्य कर्मी उत्तराखण्ड राज्य को आवंटित होते हैं तो तद्परिणाम से वरिष्ठता प्रभावित होने 
की स्थिति में इन आदेशों को तत्क्रम में निर्धारित होने वाली वरिष्ठता के आधार पर यथा आवश्यक 
परिवर्तित / प्रत्यावर्तित किया जायेगा । 


आज्ञा से , 


पी 0 एस0 जंगपांगी, 

सचिव । 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 


.24 सितम्बर, 2014 ई ० 
संख्या 3221 / xxxi(13) G-40 ( सा ) / 2012-14 - सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचन -1359 / xxxi( 13) G-40 (सामान्य) / 2014 , 
दिनांक 19 जून, 2014 द्वारा एकल सदस्यीय (एस ० सी ० त्रिपाठी) जांच आयोग दिनांक 30-09-2014 तक विस्तारित 
किया गया था । जांच आयोग द्वारा महाकुम्भ मेला, 2010 की जांच परिधि विस्तृत होने एवं जांच अधिनियम 1952 
की धारा 8 बी के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस का उत्तर प्राप्त न होने तथा कतिपय विभागों की पत्रावलियां 
को सम्बन्धित विभागों को वापस किये जाने हेतु अतिरिक्त समय लगने की सम्भावना के दृष्टिगत जांच आयोग 
के अ ० शा ० पत्र संख्या -978 / ए ० स ० जॉ 0 आ 0 / 2014, दिनांक 09 सितम्बर, 2014 द्वारा किये गये प्रस्ताव के अनुसार 
जांच आयोग का कार्यकाल पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन दिनांक 31 अक्टूबर, 2014 तक विस्तारित किये जाने 
की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आयोग से अपेक्षित है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में दिनांक 31 अक्टूबर , 2014 तक अपनी रिपोर्ट पूर्ण कर 
समुचित कार्यवाही सुनिश्चित करें । 

आज्ञा से , 
सी 0 एम 0 एस 0 बिष्ट , 

सचिव । 
आवास विभाग 


2 . 


अधिसूचना 


01 अक्टूबर, 2014 ई ० 
संख्या 445 / V- 2014-21 ( आ o) / 2014- अधिसूचना संख्या 813 / V-2012-26( न0 वि 0) / 01, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012 
को अतिक्रमित करते हुये क्रमशः उत्तराखण्ड ( उ 0 प्र 0 निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 1958) अनुकूलन एवं 
उपान्तरण आदेश 2006 की धारा -15( क )(2 ) एवं उत्तराखण्ड ( उ ० प्र ० विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 
1986 ) संशोधन अधिनियम 2009 की धारा -38(3 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के 
अन्तर्गत आवास विभाग , उत्तराखण्ड शासन के समक्ष प्रस्तुत वाद / अपील / निगरानी एवं विधिक मामलों में सुनवाई 
हेतु पदेन अपर सचिव , आवास विभाग , उत्तराखण्ड शासन को अधिकृत किया जाता है । 

पदेन अपर सचिव , आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन को निर्देशित किया जाता है कि वे राज्य सरकार में 
आवास विभाग के समक्ष उपरोक्त व्यवस्थानुसार प्रस्तुत विभिन्न विधिक प्रकरणों में सुनवाई के पश्चात् यथा 
आवश्यकता स्थगनादेश एवं अंतिम आदेश पारित करेंगे । 


2 . 


डी ० एस ० 

गाल , 
सचिव । 


पी ० एस० यू ० ( आर० ई ०) 45 हिन्दी गजट / 695 – भाग 1-2014 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू ० ए ० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 नवम्बर, 2014 ई0 (कार्तिक 17 , 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


July 18, 2014 


No. 217 UHC /XIV - 60 /Admin.A / 2003 -Sri Kaushal Kishore Shukla , 1st AdditionalDistrict & Sessions 
Judge, Haldwani, DistrictNainital is hereby sanctioned earned leave for 11 days w.e.f. 01-07-2014 to 11-07 
2014 with permission to suffix 12-07-2014 & 13-07-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


NOTIFICATION 


July 18, 2014 


No. 218 UHCIXIV - 21/ Admin.A/ 2008 -- Ms. Rajni Shukla, Civil Judge ( Sr.Div.), Rishikesh, District 
Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 01-07-2014 to 10-07-2014 . 


NOTIFICATION 


September 24, 2014 


No. 252 UHC /XIV /85 /Admin.A / 2003 -- Sri Mohd. Sultan , Additional Judge, Family Court, Roorkee, 
District Hardwar is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03-09-2014 to 12-09-2014 with permission 
to suffix 13-09-2014 & 14-09-2014 as 2nd Saturday & Sunday holidays . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge, 

Sd/ 
Registrar (Inspection ). 


451 - ख 


452 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 17 , 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


कार्यालय आयुक्त कर , उत्तराखण्ड 

( फार्म - अनुभाग) 

विज्ञप्ति 

18 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 2753 / आयु० कर, उत्तरा 0 / फार्म - अनु 0 / 2014-15 / आ o घो 0 प0 / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे० दून 
उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली -2005 के नियम -30 (12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके , मैं , एडिशनल 
कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म -16 / फार्म -11 जिनके खो 
जाने / चोरी हो जाने / मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम -30 के उपनियम (9 ) के अन्तर्गत 
सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं , को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ: 
क्र ० खोये / चोरी / खोये / चोरी / नष्ट हुए 

फार्म / स्टैम्प को 
स ० व्यापारी का नाम व पता 

नष्ट हुए फार्मों / फार्मो / स्टैम्प की 

अवैध घोषित किये 
स्टैम्प की संख्या सीरीज व क्रमांक 

जाने का कारण 
1. सर्वश्री उत्तरांचल टाईल्स एण्ड एलाइड प्रोडेक्टस , प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

0345759 
काशीपुर । टिन-05002614854 

( 01 ) 
2. सर्वश्री श्री बालाजी टायर , काशीपुर । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

3437752 
टिन -05011292280 

(01) 
3 सर्वश्री ग्लोबल कॉरपोरेशन, रूद्रपुर । 

प्ररुप- XVI U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 
टिन -05007584552 

( 02 ) 

4004809,4004810 
4. सर्वश्री कविता इण्टरप्राइजेज, Opp. जहारमल प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

2593321,2593328 to 259332 
पैट्रोलपम्प, रामपुररोड़, हल्द्वानी । टिन -05001556196 ( 06 ) 
5. सर्वश्री सत्यम स्टेशनरी मार्ट , ए -59 शिवालिक प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

4289064 
नगर, हरिद्वार । टिन -05006848613 

( 01 ) 
6. सर्वश्री सिडमैक लैबोरेट्रीज ( इण्डिया ) प्रा ० लि 0, प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

4099359 
फार्मा सिटी, सेलाकुई टिन -05005657744 

( 01 ) 
7. | सर्वश्री पोद्दार इस्पात प्रा ०लि 0, जशोधर पुर, प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

0631188 
कोटद्वार । टिन -35002858324 

( 01 ) 
8. सर्वश्री खतेश्वर इलैक्ट्रीकल्स एण्ड हार्डवेयर , प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M2012 

खोने के कारण 

3860387 
शिवालिक नगर, हरिद्वार टिन -05010488150 

( 01 ) 
9. सर्वश्री Mcnroe कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स प्रा 0 लि 0, प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

0491974,1265226 , 
प्लॉट नं 0 44-46 एण्ड 57-59, सै 0 1 बी IIE 

( 05 ) 

4444388 to4444390 
हरिद्वार टिन -05005424362 
10. सर्वश्री निहाल चन्द एण्ड कम्पनी, मौहल्ला पौधी, प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

0486773 
ज्वालापुर, हरिद्वार टिन-05007533045 

( 01 ) 
11. सर्वश्री एम्बार्क लाईफ साइंस प्रा ० लि 0, भगवानपुर, प्ररुप- XVI 

U.K.VAT - M 2012 

खोने के कारण 

4246469,4246376, 1063654,4261532 , 
रूड़की । टिन -05005872114 

( 78 ) 

3574080 , 4261536 , 3832543,4246436 , 
4243045 , 4243072,4243073,0433659 , 
1383164,3832553, 1298863,2858588, 
2858583, 2858589,4261599 , 1298897 , 
1293929,4261535,2858634, 3832577 , 
2951837, 1383077, 3032820,4261515 , 
1063661, 0433587, 1161120 , 3032871 , 
0433539, 0750638,2951848,2951839, 
1169967, 1383090 , 3574085, 1379209, 
1174990 , 3032784,2951840, 1383112 , 
0433568, 0672218 , 3032776 , 1383089, 
3032874 , 1383159,4261533, 1379223, 
1296574,1296575 , 0433600 , 0433643, 
0433668, 0433669 , 0433675, 0433677 , 
0665554,0665570 , 0665571 , 0665583, 
0672231 , 0672303, 0743837 , 0743831 , 
0750585, 0750608 , 1063658, 1161109, 
1169969, 1174992 , 1296590 , 1298900 , 

1298901, 1383128 


पीयूष कुमार , 
एडिशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, 

मुख्यालय, देहरादून । 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर , 2014 ई ० ( कार्तिक 17, 1936 


शक सम्वत् ) 


453 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन ) काशीपुर 

कार्यालय आदेश 

10 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 375 / टी ० आर० / कर - पंजीयन / UP21N- 0184- वाहन संख्या UP21N-0184 मॉडल 1997 चैसिस नं 0 
360324CSQ708704 इंजन नं 0 697D23CSQ728369 इस कार्यालय में श्री सुभाष चन्द्र पुत्र श्री हंस राज, निवासी 
म 0 नं 0468, काजीबाग, काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 10-09-2014 
को आवेदन - पत्र के साथ मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न होने के कारण उक्त वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । वाहन फाईनैन्स 
से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । तथा वाहन का मार्ग 
परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित 
तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह के बने रहने 
का कोई औचित्य नहीं है 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन 
अधिनियम , 1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UP21N-0184 
का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 360324CSQ708704 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

10 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 376 / टी ० आर ० / कर - पंजीयन / HR38D - 4501- वाहन संख्या HR38D -4501 ट्रक मॉडल 1999 
चैसिस नं 0 373011DQQ108529 इंजन नं 0 697D22DQQ112671 इस कार्यालय में श्री सतनाम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह, 
निवासी गुरू गोविन्द सिंह कालोनी, काशीपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 10-09-2014 को आवेदन -पत्र के साथ मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि 
उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण उक्त वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त करने हेतु अनुरोध 
किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । 
वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा 
वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी कार्यालय में समर्पण / निरस्त करने हेतु जमा कर 
दिया गया है । तकनीकी आख्यानुसार वाहन संचालन योग्य नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या HR38D - 4501 
का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 373011DQQ108529 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


कार्यालय आदेश 

10 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 387 / टी ० आर० / कर - पंजीयन / UA06B- 5782- वाहन संख्या UAO6B-5782 थ्री व्हीलर मॉडल 2003 
चैसिस नं 0 33J51020 इंजन नं 0 A3501580 इस कार्यालय में श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री बुटा सिंह, निवासी ग्रा ० 
फजलपुर जसपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है । वाहन स्वामी ने दिनांक 04-09-2014 को 
आवेदन - पत्र प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण उक्त 
वाहन का पंजीयन चिन्ह निरस्त कर दिया जाये । कार्यालय अमिलेखानुसार वाहन का कर 31-12-2014 तक जमा 


- 


454 


उत्तराखण्ड गजट, 08 नवम्बर, 2014 ई० ( कार्तिक 17, 1936 


शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 - क 


है । वाहन के प्रपत्र कार्यालय में समर्पित थे । तकनीकी निरीक्षक काशीपुर की तकनीकी आख्यानुसार वाहन अपनी 
निर्धारित आयु पूर्ण कर चुका है तथा मार्ग पर संचालन योग्य नहीं है तथा वाहन के चैसिस छाप वाला भाग निरस्त 
हेतु कार्यालय में जमा कर दिया है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई 
चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा 
समर्पण / निरस्त करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन / चिन्ह 
के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , पी 0 सी 0 जोशी, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, काशीपुर, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन 
अधिनियम, 1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या UA06B-5782 
श्री व्हीलर का पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 33J51020 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


- 


पी 0 सी 0 जोशी, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी, 

(प्रशासन ) काशीपुर । 


- 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 

20 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1147 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी 22 टी -2789 / 2014 - वाहन संख्या यूपी 22 टी -2789 मॉडल 2001 
चैसिस संख्या 426010CYZ706147 तथा इंजन नं 0 10862155614 कार्यालय में श्री शकील पुत्र श्री पीर बक्स , 
निवासी भिटौरा, सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 18--09-2014 को 
आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग 
पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट 
कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से 

मुक्त प्रवर्तन अनुभाग 

की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी22 टी -2789 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 426010CYZ706147 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


। 


है । 


कार्यालय आदेश 

25 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1169 / टी 0 आर0 / पंजी० नि ० / यूके 06 के -2500 / 2014 - वाहन संख्या यूके 06 के -2500 मॉडल 2008 
चैसिस संख्या MA3FKEB1S00304020 तथा इंजन नं 0 D13A1071885 कार्यालय में श्री चरनजीत पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी 
जी आई सी वार्ड नं0 3, गदरपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 23-09-2014 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन 
मार्ग दुर्घटना में टोटल लॉस हो गया है जो अब मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को 
कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । वाहन फाइनैन्स 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 08 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत् ) 


455 


से 

मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2 ) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूके 06 के-- 2500 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या MA3FKEB1S00304020 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


कार्यालय आदेश 

29 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1182 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूजीपी-4675 / 2014 - वाहन संख्या यूजीपी -4675 मॉडल 1988 
चैसिस संख्या 344073279073 तथा इंजन नं 0 692001286792 कार्यालय में श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री बदलू राम , 
निवासी सिसयया , सितारगंज, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 26-09-2014 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को 
काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-09-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूजीपी -4675 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 344073279073 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर , ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय आदेश 

29 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 1183 / टी ० आर० / पंजी० नि ० / यूए 06 जी -4386 / 2014 - वाहन संख्या यूए06 जी -4386 मॉडल 2006 
चैसिस संख्या MD2ALBEZZNWH06573 तथा इंजन नं 0 BBMENH02879 कार्यालय में श्री बसीर अहमद पुत्र 
श्री कल्लन अहमद, निवासी पुराना खेड़ा रूद्रपुर , जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने 
दिनांक 19-05-2014 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया 
है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी 
द्वारा वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया 
है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 30-11-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग 
की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन 
प्राधिकरण हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार 
पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग , ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूए06 जी -4386 का पंजीयन 
चिन्ह एवं चैसिस संख्या MD2ALBEZZNWH06573 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर , 
सहायक सम्भागीय, परिवहन अधिकारी, (प्रशासन ), 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


456 


उत्तराखण्ड गजट , 08 नवम्बर, 2014 ई० (कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 - क 
कार्यालय आदेश 

29 सितम्बर, 2014 ई ० 
पत्रांक 1184 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूपी 21 जी -9799 / 2014 - वाहन संख्या यूपी 21 जी -9799 मॉडल 1988 
चैसिस संख्या 364052530025 तथा इंजन नं 0 692002298713 कार्यालय में श्री सुखविन्दर सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह , 
निवासी म 0 नं 0 255 कुरयया किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 22-09-2014 
को आवेदन - पत्र के साथ वाहन की मूल चैसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन 
मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन कबाड़ी को कबाड़ में बेच दी है तथा कबाड़ी द्वारा वाहन को 
काट कर समाप्त कर दिया गया है साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय 
अभिलेखानुसार वाहन का कर 30--09-2014 तक जमा है । वाहन फाईनैन्स से मुक्त है । प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के 
अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण 
हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन 
के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः, मैं , नन्द किशोर , पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर मोटर वाहन अधिनियम , 
1988 की धारा -55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये वाहन संख्या यूपी 21 जी -9799 का 
पंजीयन चिन्ह एवं चैसिस संख्या 364052530025 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर, 
सहायक सम्भागीय , परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन , उत्तराखण्ड , देहरादून 

आदेश 

23 सितम्बर , 2014 ई ० 
पत्रांक 485 / म 0 नि 0 नि 0 / 2014-15 - स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तराखण्ड के विभिन्न कम्प्यूटरीकृत 
उप निबन्धक कार्यालयों के खुलने व बन्द होने के समय निर्धारण के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 (2) के 
अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या 167 / 2014/ XXVII( 9)/स्टाम्प -11 / 2014 वित्त अनुभाग-9 दिनांक 10 जुलाई, 2014 

के 
में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या 240 / 2014/ XXVII (9)/ स्टाम्प -11 / 2014 वित्त अनुभाग -9 दिनांक 18 
सितम्बर , 2014 द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के अनुपालन में उक्त व्यवस्था से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत समस्त 
आदेशों / व्यवस्थाओं को संशोधित करते हुये , रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 69 ( झ) सपठित धारा 69 (ञ ) के 
अन्तर्गत निम्न तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित कम्प्यूटरीकृत उप निबन्धक कार्यालयों के खुलने व बन्द होने 
के समय व साप्ताहिक अवकाश दिवस निम्नानसार निर्धारित किया जाता है: 


क्रम 


क्रमांक 


निर्धारित समय 


नाम 


नाम उप निबन्धक कार्यालय 


साप्ताहिक 
अवकाश दिवस 


जनपद 


1 


2 


3 


4 


5 


1 . 


09:00 से 16:00 तक 


रविवार 


2 . 


09:00 से 16:00 तक 


रविवार 


देहरादून 
देहरादून 
देहरादून 
हरिद्वार 


कार्यालय उप निबंधक , प्रथम, देहरादून 
कार्यालय उप निबंधक, द्वितीय , देहरादून 
कार्यालय उप निबंधक , प्रथम, विकासनगर 
कार्यालय उप निबंधक , प्रथम, हरिद्वार 


3 . 


09:00 से 16:00 तक 


रविवार 


4. 


09:00 से 16:00 तक 


रविवार 


भाग 1 - क ] 


उत्तराखण्ड गजट, 08 नवम्बर, 2014 ई ० ( कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत् ) 


457 


1 


2 


3 


4 


5 


5 . 


09:00 से 16:00 तक 


हरिद्वार 


रविवार 


6 . 


09:00 से 16:00 तक 


नैनीताल 


रविवार 


7 . 


12:00 से 19:00 तक 


रविवार 


8 . 


12:00 से 19:00 तक 


रविवार 


देहरादून 
देहरादून 
देहरादून 
हरिद्वार 


9 . 


12:00 से 19:00 तक 


कार्यालय उप निबंधक, प्रथम, रुड़की 
कार्यालय उप निबंधक, प्रथम, हल्द्वानी 
कार्यालय उप निबंधक, तृतीय, देहरादून 
कार्यालय उप निबंधक , चतुर्थ, देहरादून 
कार्यालय उप निबंधक , द्वितीय, विकासनगर 
कार्यालय उप निबंधक , द्वितीय , हरिद्वार 
कार्यालय उप निबंधक, द्वितीय, रुड़की 
कार्यालय उप निबंधक, द्वितीय, हल्द्वानी 
कार्यालय उप निबंधक , तृतीय, रुड़की 


रविवार 


10 . 


12:00 से 19:00 तक 


रविवार 


11. 


12:00 से 19:00 तक 


हरिद्वार 


रविवार 


12. 


12:00 से 19:00 तक 


नैनीताल 


रविवार 


13. 


10:00 से 17:00 तक 


हरिद्वार 


रविवार 


उक्त आदेश दिनांक 29 सितम्बर, 2014 से लागू होंगे । 


दिलीप जावलकर, 
महानिरीक्षक निबन्धन , 
उत्तराखण्ड, देहरादून । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0 ) 45 हिन्दी गजट / 695 – भाग 1 - क -2014 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकृत संख्या - यू 0 ए 0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2012-14 

( लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट ) 


सरकारी 


गजट, उत्तराखण्ड 
उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार , दिनांक 08 नवम्बर , 2014 ई0 ( कार्तिक 17, 1936 शक सम्वत् ) 


भाग 8 


सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
"मैंने अपना नाम धार्मिक कारणों से होशियार सिंह से बदलकर आदित्य सिंह सुप्याल S/o श्री गणेश सिंह सुप्याल 
कर लिया है । भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाये । पता L.I.U. ऑफिस हरिद्वार " । 

समस्त औपचारिक्ताए मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई है । 


प्रार्थी 


आदित्य सिंह सुप्याल पुत्र श्री गणेश सिंह सुप्याल , 
निवासी ग्राम सुपई तहसील व जिला अल्मोड़ा हाल , 
निवासी ।.I.U . ऑफिस हरिद्वार जिला हरिद्वार । 


पी ० एस ० यू० ( आर० ई ०) 45 हिन्दी गजट / 695 - भाग 8-2014 (कम्प्यूटर / रीजियो ) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


63 - ट 


